. 


AL 
सा 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 चैत्र , 1940 ( श० ) 
26 मार्च, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 316 राँची, सोमवार , 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
5 फरवरी , 2018 ई .। 


संख्या-12/ पी०-8005/ 2014-741 -- माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पी०आई०एल० सं० 
6242/ 2014 के सुनवाई के दौरान दिये गये निदेश के क्रम में श्री सुदर्शन कुमार आस्तिक, पुलिस उपाधीक्षक , 
राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, बोकरो को चिटफंड कांडों के अन्वेषण में सहयोग प्रदान करने हेतु अगले आदेश 
तक केन्द्रीय अन्वेषण व्यूरो ( सी०बी०आई०) राँची में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

संख्या- 12 / पी०-8005 / 2014- 742-- माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पी०आई०एल० सं० 
6242 / 2014 के सुनवाई के दौरान दिये गये निदेश के क्रम में श्री कृष्ण कुमार, पुलिस उपाधीक्षक , 
आई०आर०बी०-3, चतरा को चिटफंड कांडो के अन्वेषण में सहयोग प्रदान करने हेतु अगले आदेश तक केन्द्रीय 
अन्वेषण व्यूरो ( सी०बी०आई०) राँची में प्रतिनियुक्त किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से . 


मुकुल कुमार भगत , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 316 -- 50 


